(55) रामरहस्योपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


पाँच अध्यायों वाली यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद-परम्परा की है | इसमें सनकादि ऋषियों का 
हनुमान जी के साथ संवाद है | हनुमान जी के द्वारा रामोपासना का इसमें विस्तृत वर्णन किया 
गया है | राम ही पखह्म हैं, राम ही परम तप हैं, और राम ही परम तत्त्व हैं, ऐसा यहाँ निरूपण 
किया गया है। इसमें राम के अंगरूप में हनुमान, गणपति, सरस्वती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, 
चन्द्र, नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वाह, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, 
अंगद, जाम्बवान और प्रणव आदि बताए गए हैं | राम नाम के तीन करोड़ जप करने से बड़े 
से बड़े पापों का छुटकारा हो जाता है। हनुमान जी ने षडक्षर मंत्र के साथ प्रणव को जोड़ने 
को कहा है, वह उपलक्षण है | अन्य सभी मन्त्रों के साथ प्रणव को जोड़ना चाहिए | इसमें 
एकाक्षर मन्र से लेकर इकत्तीस अक्षर वाले मन्त्र तक के जाप की बात कही है | पर मन्त्रराज 
तो “३ॐ रामाय नमः” यह षडक्षर ही है इसी मन््र में अलग-अलग बीज जोड़ने से विविध मन्त्र 
बनते हैं । बीजाक्षरों की व्याख्या भी अन्त में दी गई है | यह उपासना-प्रधान उपनिषद्‌ है | 


९७ 


शान्तिपाठ: 


३ॐ% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अथर्वशिर उपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोऽध्यायः 

सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा । 

्रहमदाद्या विष्णुभक्ता हनूमन्तमथाब्रुवन्‌ ॥।॥ 

वायुपुत्र महाबाहो किं तत्त्वं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्त्रपि ॥2॥ 

चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यात्मिकेषु च । 

सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्नसूर्येशशक्तिषु ॥३॥ 

एतेषु मध्ये किं:तत््वं कथय त्वं महाबल ॥4॥ 
५ _ सनकादि योग्श्रेष्ठ और अन्य ऋषियों ने तथा प्रह्मदादि विष्णुभक्तों ने हनुमान जी से कहा-- 
है वायुपुत्र ! सा महाबाह ! अठारह पुराणों में, अठारह समृतियों में, चार वेदों में, अन्य सभी शात्रों में, 
सभी आओ में, सभी आध्यात्मिक विद्यादानों में और विघ्नेश, सूर्य और शक्ति में--इन सभी में 
श्रह्मवादियों के लिए कौन-सा तत्त्व (उपास्य) है । हे महाबल ! वह आप हमें बताइए ।' 


प्रथमोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 397 


हनूमान्‌ होवाच-- 
भो योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्तास्तथैव च । 
शृणुध्वं मामकीं वाचं भवबन्धविनाशिनीम्‌ ॥5॥ 
एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम्‌ । 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । 
राम एव परं तच्चं श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥6॥ 
हनुमान ने कहा--हे योगीन्द्रो !' हे ऋषियो ! हे विष्णुभक्तो ! आप सब मेरी संसार के बन्धनों 
को नाश करने वाली वाणी सुनिए । इन सभी में परमतत्त्व तो तारक ब्रह्म ही है। और वह पख्रह्म राम 
ही हैं । राम ही परम तप है। राम ही परम तत्त्व है। श्रीराम ही तारक ब्रह्म हैं । 
वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ता हनूमन्तं पप्रच्छुः-- 
रामस्याङ्गानि नो ब्रूहीति ॥7॥ 
वायुपुत्र के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे योगीन्द्र, ऋषिलोग और विष्णुभक्त हनुमान जी से पूछने 
लगे---'हमें आप राम के अंग कहिए ।' 
हनूमान्‌ होवाच-वायुपुत्रं विघ्नेशं वाणीं दुर्गा क्षेत्रपालकं सूर्य चन्द्र 
नारायणं नारसिंहं वायुदेवं वाराहं तत्सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ सीतां लक्ष्मणं शत्रुघ्नं 
भरतं विभीषणं सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि रामस्याङ्गानि 
जानीथाः । तान्यङ्गानि विना रामो विघ्नकरो भवति ॥8॥ 
तब हनुमान ने कहा--वायुपुत्र (हनुमान), गणपति, सरस्वती, दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्र, 
नारायण, नरसिंह, वासुदेव, वराह, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान 
और प्रणव--इन सबको तुम राम के अंग के रूप में जानो । उन अंगों के जपादि किए बिना तो राम 
विघ्न करने वाले हो जाएँगे । 


पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते हनूमन्तं पप्रच्छुः-आञ्जनेय महाबल विद्राणां 
गृहस्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति ॥9॥ 
स होवाच--श्रीराम एवोवाचेति। येषामेव षडक्षराधिकारो वर्तते तेषां 
प्रणवाधिकारः स्यान्नान्येषाम्‌। केवलमकारोकारमकारार्धेमात्रासहितं 
प्रणवमूह्य यो राममन्त्रं जपति तस्य शुभकरोऽहं स्याम्‌ । तस्य प्रणव- 
स्याकारस्योकारस्य मकारस्यार्धमात्रायाश्च ऋषिच्छन्दो देवता तत्तद्वर्ष्प- 
बर्णावस्थानं स्वरवेदाग्निगुणानुच्चार्यान्वहं प्रणवं मन्त्राद्‌ द्विगुणं जप्त्वा 
पश्चाद्राममन्त्रं यो जपेत्‌ स रामो भवतीति रामेणोक्तास्तस्माद्रामाङ्गं प्रणवः 
कथित इति ॥॥ 0॥ 
वायुपुत्र हनुमान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे फिर से हनुमान को पूछने लगे--हि 
अंजनीपुत्र ! ब्राह्मणों को और गृहस्थो को प्रणव का अधिकार कैसे होता है ?' तब उन्होंने कहा--यह 
बात तो श्रीरामजी ने स्वयं बताई है| जिन लोगों को षडक्षरमत्र का अधिकार है, उनको प्रणवाधिकार 
है ही, यह षडक्षर मन्त्र अनधिकारियों के लिए नहीं है । प्रणव--अकार, उकार और मकार के साथ 
अर्धमात्रा वाले प्रणव (३१ कार) के साथ (चार मात्रा तक) जो मनुष्य षडक्षर राममन्त्र को जपते हैं, 
उनके लिए मैं कल्याणकारक होता हूँ | उस प्रणव का-अकार, उकार और मकार तथा अर्ध मात्रा वाले 


558 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ओंकार का--ऋषि, छन्द, देवता, उन-उन वर्णो का अवस्थान, स्वर, वेद, अग्नि आदि का उच्चारण 
करके प्रतिदिन प्रणाम करते हुए मन्त्र से दुगुना जाप करके बाद में जो राममन्त्र का जप करता है, वह 
स्वयं राम हो जाता है--ऐसा राम ने कहा है | इसलिए प्रणव राम का अंग है। 

विभीषण उवाच 

सिंहासने समासीनं रामं पौलस्त्यसूदनम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवद्भूमौ पौलस्त्यो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥।]॥ 

रघुनाथ महाबाहो केवलं कथितं त्वया । 

अङ्गानां सुलभं चैव कथनीयं च सौलभम्‌ ॥। 2॥ 

श्रीराम उवाच-अथ पञ्च दण्डकानि पितृघ्नो मातृघ्नो ब्रह्माघ्नो 

गुरुहननः कोटियतिघ्नोऽनेककृतपापो यो मम षण्णवतिकोटिनामानि 

जपति स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते । स्वयमेव सच्चिदानन्दस्वरूपो भवेन्न 

किम्‌ ॥ 3॥ 

विभीषण ने कहा--सिंहासन पर बैठे हुए, रावणविनाशक भगवान्‌ राम को भूमि पर दण्डवत्‌ 

प्रणाम करके पौलत्स्य (विभीषण) इस प्रकार वाक्य कहने लगा-- हे रघुनाथ ! हे महाबाहो ! आपने 
तो केवल अंगों की सामान्य बात कही है। अब उसका सुफल भी तो कहना चाहिए।' तब श्रीराम ने 
कहा-पाँच बहुत बड़े अपराधी माने जाते हैं--पिता का हत्यारा, माता का हत्यारा, ब्राह्मण का 
हत्यारा, गुरु का हत्यारा और अनेकानेक यतियों का हत्यारा । ऐसे अनेक पाप करने वाला भी यदि मेरे 
छियानबे करोड़ नामों का जप करता है, तो उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्वयं ही 
सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है । क्यों नहीं ? 


पुनरुवाच विभीषणः--तत्राप्यशक्तोऽयं किं करोति ॥। 4॥ 

स होवाचेमम्‌-कैकसेय पुरश्ररणविधावशक्तो यो ममोपनिषदं मम 

गीतां मन्नामसहस्त्रं मद्विश्वरूपं मदष्टोत्तरशातं रामशताभिधानं नारदोक्त- 

स्तवराजं हनूमत्परोक्तं मन्त्रराजात्मकस्तवं सीतास्तवं च रामषडक्षरीत्या- 

दिभिर्मत््र्य मां नित्यं स्तौति मत्सदृशो भवेन्न किं भवेन्न किम्‌ ॥।5॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः । 
oie 
तब विभीषण ने फिर से पूछा--'उसमें अर्थात्‌ जप करने में यदि मनुष्य अशक्तिमान हो, तो वह 
क्या करता है ?' तब उन्होंने (हनुमान जी ने) कहा- - है कैकसीपुत्र ! उस पूर्वोक्त पुरश्चरणविधि करने 
की जिसकी शक्ति नहीं है, यदि वह मनुष्य मेरे द्वारा कही गई उपनिषत्‌ को, मेरे सहस्र नाम को, मेरे 
विश्वरूप एक सौ आठ रामनाम को, नारद के दवारा कहे गए स्तवराज को, हनुमान द्वारा कहे गए 
मनत्रराजात्मक स्तवराज को, सीताजी के स्तवन को अथवा तो रामषडक्षर इत्यादि मन्त्रों को पढ़ते हुए 
मेरी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह मेरे समान ही हो जाता है । क्यों न होगा ? 
यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 
र 


a 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 559 


द्वितीयो5 ध्यायः 


सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः-आञ्जनेय महाबल तारकब्रह्मणो 

रामचन्द्रस्य मन्त्रग्रामं नो ब्रूहीति । 

हनूमान्‌ होवाच 

वह्निस्थं शयनं विष्णोरर्धचन्द्रविभूषितम्‌ । 

एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराजः सुरद्युमः ॥।॥ 

तब सनकादि मुनियों ने हनुमान से पूछा--'हे अंजनीपुत्र ! हे महाबलशाली ! तारक ब्रह्म ऐसे 

रामचन्द्र के एकाक्षरादि मन्त्रग्राम (मन्त्रसमूह) को हमें कहिए।' तब हनुमान ने एकाक्षर से लेकर बत्तीस 
अक्षर वाले मन्त्र तक के मन्त्रभेदों को अंगादिसहित बताते हुए पहले एकाक्षर मन्त्र को बताया कि विष्णु 
का शयनरूप वहिस्वरूप जो शेष है, वह रेफ ('र' कार) है। वह विष्णु का शयनरूप होने से दीर्घ 
हैं अर्थात्‌ “रा'कार है। उस पर अर्धचन्द्राकार बिन्दु लगा है। सब मिलकर 'राँ' होता है | वही 'राँ' 
एकाक्षर मन्त्र कहा गया है | वह कल्पवृक्ष के समान है | वह मन्त्रराज है। 

ब्रह्मा मुनिः स्याद्‌ गायत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता । 

दीघरर्धेन्दुयुजाङ्कानि कुर्याद्ठह्मयात्मनो मनोः ॥2॥ 

बीजशक्त्यादिबीजेन इष्टार्थे विनियोजयेत्‌ । 

सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने ॥3॥ 

श्यामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌। 

वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ ॥4॥ 

अवेक्षमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌ । 

शुद्धस्फटिकसङ्कासं केवलं मोक्षकाङ्‌क्षया ॥5॥ 


इस एकाक्षर 'रा' मन्त्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, गायत्री छन्द है, देवता राम हैं | इस मन्त्र के दीर्घ रेफ 
के साथ अर्धेन्दु संयुक्त हुए रूप में, अर्थात्‌ शँ' के रूप में करांगन्यास करना चाहिए | इसका ध्यान- 
मन्त्र यह है-'सरयू नदी के तीर पर मन्दारवृक्ष के नीचे बनी हुई वेदिका पर बिछाए गए कमलासन 
पर वीरासन में बैठे हुए, वामा की जांघ पर हाथ रखे हुए, सीता और लक्ष्मण के साथ में रहे हुए, स्वयं 
को देखते हुए, अपने में असीम तेजोयुक्त और शुद्ध स्फटिक जैसे वे हैं।' इस प्रकार मोक्ष की आकांक्षा 


से (ध्यान करके मन्त्रजाप करना चाहिए) 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं भानुलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
बह्निर्नारायणेनाढ्यो जाठरः केवलोऽपि च ॥6॥ 
क््यक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वाभीष्टप्रदस्ततः । 
एकाक्षरोक्तमृष्यादि स्यादाद्येन षडङ्गकम्‌ ॥7॥ 
तारमायारमाऽनङ्गवाक्स्वबीजैश्च षड्विधः । 
्यक्षरो मन्त्रराजः स्यात्‌ सर्वाभीष्टफलप्रदः ॥8॥ 
द्यक्षरश्चन्द्रभद्रान्तो द्विविधश्चतुरक्षरः । 
ऋष्यादि पूर्ववज्ज्ञेयमेतयोश्च विचक्षणैः ॥9॥ 

पूर्वमन््र में वर्णित स्वरूप का ध्यान करते हुए मोक्ष की आकांक्षा से इसका एक लाख जप करना 


560 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चाहिए । (अब दो, तीन, चार अक्षर वाले मन्त्र कहे जाते हैं) । वहिरूप शेषनाग रेफ है, उस 'र'कार 
को नारायणरूप 'अ'कार के साथ जोड़ने से 'रा' (दीर्घ) होता है । उस नारायणाढ्य *र'कार अर्थात्‌ रा’ 
के साथ फिर जाठराग्निरूप 'म'कार को (केवल हृस्व मकार को) जोड़ने से दो अक्षरवाला 'राम' ऐसा 
मन्त्रराज बनता है | यह दो अक्षरवाला मन्त्रराज सभी इच्छित वस्तुओं का देने वाला है । इस दो अक्षर 
वाले मन्त्रराज के ऋषि-देवता-छन्द आदि तो एकाक्षर मन्त्र में बताए गए अनुसार ही हैं | इस मन्त्र को 
बोलते हुए षंडगन्यासादि करना चाहिए । (अब तीन अक्षर वाले मन्त्र के छ: प्रकार कहे जाते हैं--) 
एक तार से (ॐ#कार से) युक्त दो अक्षर अर्थात्‌ ॐ राम। फिर माया = हीं से युक्त राम । फिर 
समा = श्रीं से युक्त राम | फिर अनंग = क्लीं से युक्त राम फिर वाक्‌ = ऐं से युक्त राम। और फिर 
स्वबीज= रं से युक्त राम | इस प्रकार 'राम' इस द्विअक्षर मन्त्र के साथ पहले--३%, हीं, श्रीं, क्लीं, 
ऐं और रां जोड़ने से छ: प्रकार का तीन अक्षरवाला मन्त्र बनता है । यह छ: प्रकार का त्र्यक्षर मन्त्र सर्व 
अभीष्ट फल को देने वाला है। इस ऋक्षरी मन्त्र के ऋष्यादि पूर्वोक्त प्रकार से ही हें। अब चार 
अक्षरवाला मन्त्र भी दो प्रकार का है-एक है-रामचन्द्र और दूसरा है-रामभद्र । इस दो प्रकार के 
चार अक्षर वाले मन्त्र के ऋषि-देवतादि पूर्वोक्त प्रकार से ही है । 


सप्रतिष्ठौ रमौ वायू हृत्पञ्जार्णो मनुर्मतः । 
विश्वामित्रऋषिः प्रोक्तः पंक्तिश्छन्दोऽस्य देवता ॥।0॥ 
रामभड्रो बीजशक्तिप्रथमार्णमितिक्रमात्‌ । 
भ्रूमध्ये हृदि नाभ्यूर्वोः पादयोर्विन्यसेन्मनुम्‌ ॥]।॥ 
दीर्घ ईकार और बिन्दु के साथ प्रतिष्ठित दो रम को--अर्थात्‌ श्री श्रीं के साथ यं को जोड़ने से 
पाँच अक्षरों वाला मन्त्र बनता है । पूरा मन्त्र होगा-श्री श्रीं यं नमः । इस पंचाक्षरमन्त्र के ऋषि विश्वामित्र 
हैं | पंक्ति छन्द है, रामभद्र देवता हैं, बीजशक्ति प्रथमवर्ण को अनतिक्रम करके रां नमः” ऐसी है । तो 
इस प्रकार बोलते हुए भौहों के बीच, हदय पर, नाभि पर, दो जाँघों पर पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिए । 
षडङ्ग पर्ववद्विद्वन्‌ मन््रेर्मनुनास्त्रकम्‌ । 
मध्ये चनं कल्पतरोर्मूले पुष्पलतासने ॥। 2॥ 
लक्ष्मणेन प्रगुणितमक्ष्णः कोणेन सायकम्‌ । 
अवेक्षमाणं जानक्या कृतव्यजनमीश्वरम्‌ ॥॥ 3॥ 
जटाभारलसंच्छीर्ष श्यामं मुनिगणावृतम्‌ । 
लक्ष्मणेन धृतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि ॥।4॥ 
दशास्यमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
एवं लब्ध्वा जयार्थी तु वर्णलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥ 5॥ 
पहले की ही तरह विद्वान्‌ साधक को मनर के वर्णो को बोलते-बोलते न्यास करना चाहिए | फिर 
विजयार्थी साधक इस प्रकार से ध्यान करेगा--'वन के बीच में, कल्पतरु के मूल के नीचे, पुष्पलता 
के आसन पर, लक्ष्मण के साथ, आँख के कोने से धनुष्य की देखते हुए, जानकी के द्वारा पंखा किए 
जाने वाले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए । जो ईश्वर जटा के भार से शोभित मस्तक वाले हैं, श्याम वर्ण 
वाले हैं, मुनियों के समूहों से घिरे हुए हे, जिनके ऊपर लक्ष्मण ने छत्र धरा हुआ है, अथवा जो पुष्पक 
के (विमान के) ऊपर बैठे हैं, जो शान्त मुद्रा में सुग्रीव और विभीषणादि के साथ उपस्थित हैं, ऐसे 
रावणविनाशक रामचन्द्र जी का ध्यान करके जयार्थी साधक को इस मन्त्र का एक लाख बार जप करना 
चाहिए | 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 56] 


स्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीताराद्याः पञ्चवर्णकाः । 
षडक्षरः षड्विधः स्याच्चतुर्वर्गफलप्रदः ॥ 6॥ 
पञ्चाशन्मातृकामन्त्रवर्णप्रत्येकपूर्वकम्‌ । 
लक्ष्मीवाङ्मन्मथादिश्च तारादिः स्यादनेकधा ॥। 7॥ 
श्रीमायामन्मथैकैकं बीजाद्यन्तर्गतो मनुः। 
चतुर्वर्णः स एव स्यात्‌ षड्वर्णो वाञ्छितप्रदः ॥ 8॥ 
स्वाहाऽन्तो हुंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ । 
अष्टाविंशत्युत्तरशतभेदः षड्वर्ण ईरितः ॥।9॥ 
पहले जो एंचाक्षरमन्त्र (श्रीं श्रीं यं नम:) कहा जा चुका है, उसी के साथ स्वबीज = रां, 
काम = क्लीं, शक्ति = हीं, वाक्‌ = ऐं, लक्ष्मी = श्रीं और तार = ३% को जोड़कर वह पूर्व का पंचाक्षर 
ही षडक्षर मन्त्र हो जाता है | इस प्रकार यह षडक्षर मन्त्र छ: प्रकार का होता है । ऐसे छ: प्रकार का 
यह षडक्षरमन्त्र चतुर्वर्ग की फलप्राप्ति कराता है । और भी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के साथ जोड़ने 
से तो अनेक प्रकार का हो जाता है । तदुपरान्त लक्ष्मी = श्री वाक्‌ = ऐं इत्यादि बीजों के साथ जोड़ने 
से वह षडक्षरमन्त्र अब सात प्रकार का हो जाता है । षडक्षरमनत्र का दूसरा विकल्प इस प्रकार है--रां 
रामाय'--ये चार अक्षर, “स्वाहा', “हुं फट्‌” “नमः” आदि के योग से भी षडक्षर मन्त्र हो जाते हैं । फिर 
विलोम पद्धति से क्षकार से लेकर,अकार तक जोड़ने से इक्यावन होते हैं और आठ वर्ण और छ: 
स्वर--कुल मिलाकर यह षडक्षरमन्त्र एक सौ अट्टाईस भेद वाला हो जाता है। 
ब्रह्मा सम्मोहनः शक्तिर्दक्षिणामूर्तिरेव च । 
आगस्त्यश्च शिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमे ॥20॥ 
छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्चैव देवता । 
` अथवा कामबीजादेर्विश्वामित्रो मुनिर्मनोः ॥2॥ 
छन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोऽस्य देवता । 
बीजशक्ती यथापूर्व षड्वर्णान्‌ विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥2 2॥ 
ब्रह्मरन्धे भ्रुवोर्मध्ये हन्नाभ्यूरुषु पादयोः । 
बीजैः षड्दीर्घयुक्तैर्वा मन्त्राणैर्वा षडङ्गकम्‌ ॥23॥ 
इस षडक्षमन्त्र के इतने भेद होने से इसके ऋषि भी अनुक्रम से ब्रह्मा, कामदेव, शक्ति, 
दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य और शिव--ये होते हैं | इसका छन्द गायत्री नाम का है। और श्रीराम इसके 
देवता हैं। अथवा इस मन्त्र के कामनीज आदि (क्लीं आदि) के ऋषि विश्वामित्र माने गए हैं। छन्द 
देव्यादि गायत्री है । रामभद्र इसके देवता हैं । बीजशक्ति पूर्व तरह ही है। i मन्त्र के छः आ का 
क्रमशः ब्रह्मरन्ध्र में, दोनों भौंहों के बीच में, हृदय पर, नाभि पर, दोनों जाँघों पर और दोनों पैरों पर 
न्यास करना चाहिए | इन छः अंगों पर न्यास या तो मन्रों के वर्णों को अथवा दीर्घ रकार युक्त छ: 
पूर्वोक्त बीजों को बोलते हुए करना चाहिए । 
. कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासितं 
मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि । 
सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं 


पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे ॥24॥ 


36 उ०द्वि० 


562 ' उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इसका ध्यानमन्त्र इस प्रकार है--वर्षा(प्रलय)कालीन बादलों के जैसी कान्ति से रमणीय, सदैव 
वीरासन में बैठे हुए, एक हाथ से ज्ञानमुद्रा करते हुए, दूसरा करकमल घुटनों पर रखे हुए, पास में 
स्थित कमल जैसे करों वाली और विद्युत्‌ की-सी कान्ति वाली सीताजी को देखते हुए, मुकुट, अंगद 
आदि विविध आभूषणों से उज्ज्वल अंग वाले श्रीराघव को में भजता हूँ (उपासना करता हूँ) । 


रामश्च चन्द्रभद्रान्तो डेन्तो नतियुतो द्विधा । 
सप्ताक्षरो मन्त्रराजः सर्वकामफलप्रदः ॥25॥ 

'राम' शब्द के साथ 'चन्द्र' शब्द लगाकर उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर बाद में “नमः” शब्द 
जोड़ने से सप्ताक्षर मन्त्र बनता है, यथा--रामचन्द्राय नम: ।' इसी तरह 'राम' शब्द के साथ 'भद्र' 
शब्द जोड़कर उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगाकर आगे 'नम:” शब्द जोड़ने से भी सप्ताक्षर मन्त्र बनता 
है, यथा--'रामभद्राय नम॑ः’ | इस प्रकार यह सप्ताक्षर मन्त्र दो प्रकार का होता है। यह सप्ताक्षर 
मन्त्रराज सभी कामनाओं का फल देने वाला है। 

तारादिसहितः सोऽपि द्विविधोऽष्टाक्षरो मतः । 
तारं रामश्चतुर्थ्यन्तं क्रोडास्त्रं वह्नितल्पगा ॥26॥ 

वही सप्ताक्षर मन्त्र, यदि पहले तार आदि बीजों को (३%, हीं, श्रीं, क्लीं, ऐं, रां आदि) 
जोड़कर बोला जाए तो वह अष्टाक्षर मन्त्र बनेगा । इस प्रकार छ: बीज रामचन्द्र की और छ: बीज 
रामभद्र की चतुर्थी विभक्ति को लगाने से और बाद में दोनों में 'नम:” लगाने से वह अष्टाक्षर मन्त्र बारह 
प्रकार का होगा । यथा--3७ रामचन्द्राय नम:” आदि छः और {३% रामभद्राय नमः? आदि छः 
मिलकर बारह होंगे । इस मन्त्र के ऋषि देवता आदि पहले की तरह ही हैं। और भी, अन्य रीति से 
यह अष्टक्षर मन्त्र कहा जा सकता है । पहले तार=ॐ और बाद में चतुर्थ्यन्त राम और बाद में अस्त्राय 
फट्‌ लगाने से, यथा--*३ रामाय अस्राय फट” अथवा “३% रामाय हुँ फट्‌ स्वाहा' । 


अष्टार्णोऽयं परो मन्त्रो ऋष्यादिः स्यात्षडर्णवत्‌ । 
उनरष्टाक्षरस्याथ राम एव ऋषिः स्मृतः ॥27॥ 
गायत्रं छन्द इत्यस्य देवता राम एव च । 

तारं श्रीबीजयुग्मौ च जीजशक्त्यादयो मताः ॥2 8॥ 


यह पहला जो अष्टक्षरी मन्त्र है वह परम उत्तम है । इस मन्त्र के ऋषि-देवतादि तो छ: अक्षरवाले 

मन्त्र की तरह ही हैं। जो अन्य रीति से अष्टक्षर मन्त्र ऊपर बताया गया है, उसके ऋषि तो राम ही 
हैं । गायत्री इसका छन्द है और देवता भी राम ही हैं । इसके अतिरिक्त रामाय के पहले तार को = ॐ 
को और दो श्री बीज को = श्री श्री को-जोड़कर भी अष्टाक्षर बनता है, यथा-- 35 श्रीं श्रीं रामाय 
नमः |! 

षडङ्गं च ततः कुर्यानमनत्राणैरेव बुद्धिमान्‌ । 

तारं श्रीबीजयुग्मं च रामाय नम उच्चरेत्‌ ॥29॥ 

रलौमों बीजं वदेन्मायां हद्रामाय पुनश्च ताम्‌। 

शिबोमाराममन्त्रोऽयं वस्वर्णस्तु वसुप्रदः ॥३0॥ 

ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द॒ उच्यते । 

शिवोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीर्तिताः ॥ 3 ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 563 


इस मन्त्र के अक्षरों को बोलते हुए ही बुद्धिमान को षडंगन्यास करना चाहिए । अर्थात्‌ 

तार = ॐ और दो श्री बीज से युक्त रामाय नमः, इस प्रकार--'3 श्रीं श्री रामाय नमः'--यह बोलते 
हुए षडंगन्यास करना चाहिए, अथवा “ग्लौं, ३%, हीं नमो रामाय'--इस प्रकार बोलते हुए षडंगन्यास 
करना चाहिए । फिर से उस माया = हीं के उच्चारण--उमा महेश्वर बीज के योग से--यह शिव-उमा- 
राम का मन्त्र बन जाता है । यह मन्त्र तेजोमय और धन देने वाला है इसके ऋषि सदाशिव कहे गये 
हैं । छन्द गायत्री कहा गया है । और देवता शिव-उमा-राम हैं । 

दीर्घया माययाऽङ्कानि तारपञ्जार्णयुक्तया । 

रामं त्रिणेत्रं सोमार्धधारिणं शूलिनं परम्‌ । 

भस्माद्धलितसर्वाङ्गं कपर्दिनमुपास्महे ॥32॥ 

रामाभिरामां सौन्दर्यसीमां सोमावतंसिकाम्‌ । 

पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरां ध्यायेत्त्रिलोचनाम्‌ ॥3 3॥ 


तारसहित (३% सहित) पंचवर्णो (रामाय नमः”) के साथ दीर्घ माया ('हां') का उच्चारण करते 
हुए, अर्थात्‌ हुं ३» रामाय नमः'--आदि बोलते हुए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए---राम की और 
त्रिलोचन की शूलधारी, अर्धचन्द्र धारण करने वाले, परमदेव, भस्म से लिप्त अंगवाले, कपर्दी महादेव 
की हम उपासना करते हैं!” राम की प्रिय, सौन्दर्य की चरम सीमा रूप, अपने अवतंस में (मुकुट में) 
चन्द्र को धारण करने वाली, तथा पाश-अंकुश-धनुष-बाण को धारण करने वाली त्रिलोचना का ध्यान 
करना चाहिए (उपासना करनी चाहिए) । 
ध्यायन्नेवं वर्णलक्षं जपतर्पणतत्परः । 
बिल्वपत्रैः फलैः पुष्पैस्तिलाज्यैः पङ्कजैर्हुनेत्‌ ॥34॥ 
स्वयमायान्ति निधयः सिद्धयश्च सुरेप्सिताः । 
पुनरष्टाक्षरस्याथ ब्रह्मगायत्रराघवाः ॥35॥ 
ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीबीजं मम शक्तिकम्‌। 
तत्प्रीत्यै विनियोगश्च मन्त्ार्णैरङ्गकल्पना ॥3 6॥ 
इस प्रकार साधक इस मन्त्र का एक लाख बिल्वपत्रं से, फलों से, पुष्पं से, कमलों से तथा घी- 
तेल से यदि जाप और पूजा-तर्पण आदि करने को तत्पर होता है, तब तो देवताओं के लिए भी चाही 
गई सिद्धियाँ और निधियाँ उसे आप-ही-आप आ मिलती हैं । इस अष्टाक्षर 'शिवोमाराम' मनत के ब्रह्मा 
ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और राम देवता हैं--ऐसा जानना चाहिए । और मेरी शक्तिरूप बीज श्री! बीज 
है । उसी की प्रीति के लिए इस मन्त्र का विनियोग है। और इस मन्र के अक्षरों के साथ अंग-विन्यास 
आदि करने की कल्पना की गई है। 
केयूराङ्गदकङ्कणैर्मणिगणैर्विद्योतमानं सदा 
रामं पार्वणचन्द्रकोटिसदृशच्छत्रेण वै राजितम्‌। 
हेमस्तम्भसहस्त्रषोडशयुते मध्ये महामण्डपे 
देवेशं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥37॥ 
अब यह ध्यानमन्त्र इस प्रकार है--जो केयूर, अंगद, कंकणों से और मणियों से सदैव 
जगमगाते रहते हैं, और जो पूर्णिमा के करोड़ों चद्ों जैसे कान्त वाले छत्र से शोभायमान हैं, जो सुवर्ण 


564 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


के सोलह हजार स्तम्भं से युक्त महान्‌ मण्डप के बीच विराजमान हैं, जो भरत आदि भाइयों से घिरे 
हुए हैं, ऐसे श्यामलकान्ति देवाधिदेव रामचन्द्रजी की मैं उपासना करता हूँ ।' 

किं मनत्रर्बहुभिर्विनश्वरफलैरायाससाध्वैर्ृथा 

किञ्चिल्लोभवितानमात्रविफलैः संसारदुःखावहैः । 

एकः सन्नपि सर्वमन्त्रफलदो लोभादिदोषोज्झितः 

श्रीरामः शरणं ममेति सततं मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः ॥3 8॥ 

उन बहुत से मन्त्रों से भला क्या लाभ है कि जिनके फल नश्वर ही हैं, जो बड़े परिश्रम से साध्य 

होने पर भी मिथ्या ही हैं, जो थोड़े से लोभ का विस्तार करके ही विफल हो जाते हैं, जो सांसारिक 
दुःखों को ही लाते हैं ? इसकी अपेक्षा तो यह मन्त्र एक होते हुए भी सभी मन्त्रों के फल को देने वाला 
है। यह लोभ आदि दोषों को हटा देने वाला है। इस अष्टाक्षर मन्त्र का स्वरूप है-'श्रीराम: शरणं 
मम ।' 

एवमष्टाक्षरः सम्यक्‌ सप्तधा परिकीर्तितः । 

रामसप्ताक्षरो मन्त्र आद्यन्ते तारसंयुतः ॥39॥ 

नवार्णो मन्त्रराजः स्याच्छेषं षड्वर्णवन्र्यसेत्‌ । 

जानकीवल्लभं ङेन्तं बह्लेर्जायाहुमादिकम्‌॥40॥ 

दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्‌ सर्वाभीष्टफलप्रदः । 

दशाक्षरस्य मन्त्रस्य वसिष्ठोऽस्य ऋषिर्विराट्‌ ॥4॥ 

इस प्रकार अष्टाक्षर मन्त्र मुख्यत: सात प्रकार से वर्णित किया गया है। अब जो राम का 

सप्ताक्षरमन्त्र पहले दिया जा चुका है, उसके आगे और अन्त में तार = ३% लगा देने से नव अक्षर का 
राममन्त्र बनता है, यथा--“3& रामचन्द्राय नमः ३७” | यह एक ही प्रकार का है। इस मन्त्र के 
षडंगन्यासादि छ: वर्ण वाले मन्त्र की तरह ही है। (अब दशाक्षर मन्त्र की बात कही जाती है--) 
जानकीवल्लभ' शब्द को चतुर्थी विभक्त में लेकर अन्त में वह्नि की जाया = स्वाहा को जोड़कर आदि 
में 'हुम्‌' यह बीज लगाकर यह मन्त्र बनता है । मन्त्र ऐसा होगा--'हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा ।' यह 
hs मन्त्र सभी अभीष्ट फलों का दाता है । इस दशाक्षर मन्त्र के ऋषि वसिष्ठ हैं और विराट इसका 
छन्द है | 


छन्दोऽस्य देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । 

आद्यो बीजं द्विठः शक्तिः कामेनाङ्गक्रिया मतां ॥42॥ 

शिरोललाटभरूमध्ये तालुकर्णेषु हृद्यपि । 

नाभ्यूरुजानुपादेषु दशार्णान्‌ विन्यसेन्मनोः ॥4 3॥ 

ूर्वकथित विराट्‌ इसका छन्द है सीता का पाणिग्रहण करने वाले राम इस मन्त्र के देवता हैं | 

इस मन्र में जो आद्यक्षर है, वह बीज है और 'ठ: ठ:--ऐसे दो ठकार को शक्ति समझना चाहिए तथा 
काम क्रिया क्लीं आदि है इन बीज, शक्ति और काम को अर्थात्‌ हुं, ठठ, और क्लीं को मन्त्र के साथ 
जोड़कर अंगन्यासदि करना चाहिए । मन्त्र के साथ इन तीनों का उच्चारण करते हुए अंगन्यासदि करना 
चाहिए। और र अंगन्यास-मस्तक, ललाट, भौहों के बीच के भाग, तालु, दोनों कान, हृदय, 
नाभि, दोनों जाँपें, दोनों घुटनें, दोनों पादों के ऊपर इस मन्त्र के दश अक्षरों के द्वारा करना चाहिए | 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 565 


अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौवर्णमण्डपे । 

मन्दारपुष्पैराबद्धविताने तोरणाञ्जिते ॥44॥ 

सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 

रक्षोभिर्हरिभिर्देवैर्दिव्ययानगतैः शुभैः ॥45॥ 

संस्तूयमानं मुनिभिः प्रह्वैश्च परिसेवितम्‌। 

सीताऽलंकृतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोपसेवितम्‌ ॥46॥ 

श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ | 

ध्यायन्नेवं जपेन्मन्त्रं वर्णलक्षमनन्यधीः ॥47॥ 

इसका ध्यानमन्त्र इस प्रकार है-'अयोध्यानगर में रत्नों से जगमगाते हुए, सुवर्ण मण्डप में, 

मन्दार पुष्पों से खचित वितानवाले तोरणों से मण्डित, पुष्पक के ऊपर, सिंहासन पर बैठे हुए, दिव्य- 
वाहनों में स्थित शुभ राक्षसों, वानरों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, मुनियों और बुद्ध जनों के द्वारा 
परिसेवित, सीताजी के द्वारा जिनका वाम पार्श्व शोभित हुआ है ऐसे, श्यामवर्ण, प्रसन्नवदन, सर्व 
आभूषणों से भूषित राघव--रामचन्द्र का ध्यान करते हुए साधक को तीव्र बुद्धियुक्त होकर एक लाख 
बार इस मन्त्र का जाप करना चाहिए । 

रामं ङेन्तं धनुष्पाणयेऽन्तः स्याह्वह्निसुन्दरी । 

दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यान्मुनिर्ब्रह्मा विराट्‌ स्मृतः ॥48॥ 

छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमर्दनः । 

शेषं तु पूर्ववत्‌ कुर्याच्चापबाणधरं स्मरेत्‌ ॥49॥ 

अब अन्य रीति से दशाक्षर मन्त्र इस प्रकार है-चतुर्थ विभक्तियुक्त 'राम' शब्द को 'धनुष्माणये' 

शब्द के साथ जोड़कर अन्त में वहिपत्मी के साथ--स्वाहा' शब्द जोड़ना चाहिए । तब भी दशाक्षर 
मन्त्र बनता हैं, यथा--'रामाय धनुष्पाणये स्वाहा।' इस मन्त्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छन्द विराट्‌ है, और 
देवता राक्षसों का मर्दन करने वाले राम हैं । बाकी की सब बाते पूर्व की तरह ही हैं । यहाँ स्मरण (ध्यान) 
चाप और बाण को धारण करने वाले राम का करना चाहिए । 


तारमायारमाऽनङ्गवाक्स्वबीजैश्च षड्विधः । 
दशार्णो मन्त्रराजः स्याह्टरु्रवर्णात्मको मनुः ॥50॥ 
इस दशाक्षर मन्त्र के पूर्व में तार = ॐ, माया = हीं, स्मा = श्री, अनंग = क्लीं, वाकू = एं, 

और स्वबीज जोड़ने से एकादशाक्षर मन्त्र बनता है, यथा-- 3* रामाय धनुष्पाणये नमः इत्यादि | इस 
प्रकार से यह एकादशाक्षर मन्त्र छ: प्रकार का बनता है । 

शेषं षडर्णवज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः । 

द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामो ऋषिरुच्यते ॥5।॥ 

जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मतः। 

प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिहीं च कीलकम्‌ ॥52॥ 

मन्त्रेणाङ्कानि विन्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत्‌ । 

तारं मायां समुच्चार्य भरताग्रज इत्यपि ॥53॥ 


566 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस एकादशाक्षर के शेष ऋषि-देवता आदि पहले की ही तरह हैं। अब यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्र 
कहते हैं | इस मन्त्र के ऋषि श्रीराम हैं और देवता भी श्रीराम ही कहे गए हैं । जगती इसका छन्द और 
प्रणव उसका बीज है। क्लीं इसकी शक्ति और हीं इसका कीलक हं । इस मन्त्र के अक्षरों से भी 
अंगविन्यास करना चाहिए और शेष अन्य सभी क्रियाएँ करनी चाहिए । यह मन्त्र इस प्रकार है--तार 
को (३ को) और माया को (क्लीं को) बोलकर बाद में भरताग्रज बोलना चाहिए | बाद में-- 


रामक्लींवह्निजायाऽन्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः । 

ॐ हृद्भगवते रामचन्द्रभद्रौ च ङेयुतौ ॥54॥ 

अर्कार्णो द्विविधोऽप्यस्य ऋषिध्यानादि पूर्ववत्‌ । 

छन्दस्तु जगती चैव मन््ार्णैरङ्खकल्पना ॥55॥ 

राम क्लीं और वहिजाया (स्वाहा) जोड़ने से द्वादशाक्षरमन्त्र बनेगा । पूरा मन्त्र होगा-- 3 हैं 

भरताग्रज राम क्लीं स्वाहा ।' अब दूसरे प्रकार का द्रादशाक्षरमन्त्र यह है जिसमें पहले '३' कहकर तब 
“गवते? कहकर, बाद में रामचन्द्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर मन्त्र पूरा होता है-“३% नमो 
भगवते रामचन्द्राय,” और रामभद्र में चतुर्थी विभक्ति लगाकर दूसरा मन्त्र होता है-'3% नमो भगवते 
रामभद्राय ।” इस प्रकार यह द्वादशाक्षर मन्त्र तीन प्रकार का होता है । इस मन्त्र के ऋषि, ध्यान आदि 
पहले की तरह ही हैं । इसका छन्द जगती है | इस मन्त्र के अक्षरों से अंगन्यास करना चाहिए । 


श्रीरामेति पदं चोक्त्वा जयराम पदं ततः । 
जयद्वयं वदेत्‌ प्राज्ञो रामेति मनुराजकः ॥56॥ 
त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूर्ववत्सर्वकामदः । 
पदद्वयैद्विरावृत्तैरङ्गन्यासं दशार्णवत्‌ ॥57॥ 
तारादिसहितः सोऽपि स चतुर्दशवर्णकः । 
त्रयोदशार्णमुच्चार्य पश्चाद्रामेति योजयेत्‌ ॥58॥ 


“श्रीराम” ऐसा शब्द बोलकर उसके बाद “जय” शब्द बोलना चाहिए । इसके बाद, दो बार 'जय' 
शब्द बोलने से और बाद में “राम” शब्द कहने से त्रयोदशाक्षर परमबुद्धिमय मन्त्रराज होता है पूरा मन्त्र 
इस प्रकार होगा--'श्रीराम जय राम जय जय राम।' यह त्रयोदशाक्षर मन्त्रराज के ऋषि पहले की तरह 
ही हैं । यह मन्त्र सर्वकामनाओं की सिद्धि देने वाला है दो बार आवृत्ति किए गए दोनों पदों से दशाक्षर 
मन्त्र को तरह यहाँ पर अंगन्यास करना चाहिए । इसी त्रयोदशाक्षर मन्त्र को तार = ३ आदि पूर्वोक्त 
छः बीज आगे लगा देने से वह चतुर्दशाक्षर मन्त्र बन जाएगा | छहों बीज इसके आगे लगने से यह 
चतुर्दशाक्षर मन्त्र छ: प्रकार का होगा। अब पूर्वोक्त त्रयोदशाक्षर मन्त्र के (त्रयोदशाक्षर मन्त्र का उच्चारण 
करके) पूर्व में राम शब्द जोड़ देने से-- 


स वै पञ्चदशार्णस्तु जपतां कल्पभूरुहः। ` 

नमश्च सीतापतये रामायेति हनद्वयम्‌ ॥59॥ 
ततस्तु कवचास्त्रान्तः षोडशाक्षर ईरितः । 
तस्यागस्त्यऋषिश्छन्दो बृहती देवता च सः ॥60॥ 
रां बीजं शक्तिरस्त्रं च कीलकं हुमितीरितम्‌। 
द्विपञ्चत्रिचतुर्वर्णैः सर्वैरङ्गं न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥6॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 567 


तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
तारं नमो भगवते रामं ङेन्तं महा ततः ॥62॥ 


लह फाएगछ 5 हो जाएगा । यह मन्त्र जप करने वालों के लिए कल्पद्रुम के समान है । अब 

पोडशाक्षर मन्त्र के लिए--'नमः” के बाद 'सीतापतये' के बाद 'रामाय' के बाद दो बार 'हन हन' 
एसा बोलना चाहिए। फिर उसके बाद (हुँ फट्‌ स्वाहा' का उच्चारण करने से वह षोडशाक्षर मन्त्र 
बनेगा । (पूर मन्त्र होगा--'नम: सीतापतये रामाय हन हन फट्‌ स्वाहा” ।) इस मन्त्र के ऋषि अगस्त्य 
हैं, छन्द बृहती है, देवता वही हैं, 'रा' उसका बीज हैं, अख-फट्‌ उसकी शक्ति है, 'हुम्‌' इसका कीलक 
है। दो, चार, तीन, पाँच--इन सभी वर्णो से अंगों पर क्रमशः न्यास करना चाहिए। अब यही 
पोडशाक्षर मन्त्र जब तार = ३४, माया = हीं आदि छ: बीजों को पहले लगाकर बोला जाता है, तो वह 
सप्तदशाक्षर मन्त्र हो जाता है । छः बीजों के लगाए जाने से यह सप्तदशाक्षर मन्त्र छः प्रकार का होता 
है । अब अष्टादशाक्षर मन्त्र के लिए--पहले तार = ॐ, बाद में 'भगवते', बाद में चतुर्थ्यन्त राम शब्द 
अर्थात्‌ 'रामाय' और इसके जाद “महा' लगाकर 

पुरुषाय पदं पश्चाद्भुदन्तोऽष्टादशाक्षरः । 

विश्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्री देवता च सः ॥6३॥ 

'कामादिसहितः सोऽपि मन्त्र एकोनविंशकः । 

तारं नमो भगवते रामायेति पदं वदे॥64॥ 

सर्वशब्दं समुच्चार्य सौभाग्यं देहि मे वदेत्‌ । 

बह्लिजायां तथोच्चार्यं मन्त्रो विंशार्णको मतः ॥65॥ 

फिर उसके बाद 'पुरुषाय' पद जोड़कर अन्त में नमः लगा देने से अष्टादशाक्षर मन्त्र बनेगा । 

पूरा मन्त्र होगा-- 3» नमो “गवते रामाय महापुरुषाय नमः | इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, छन्द 
गायत्री है, देवता वही (राम) हैं । इसी अष्टादशाक्षर मन्त्र के पहले काम आदि बीज--क्लीं आदि छः 
बीज जोड़ देने से एकोनविंशाक्षर (उन्नीस अक्षरों वाला) मन्त्र बन जाएगा । ये बीज छ: हैं इसलिए यह 
उन्नीस अक्षरों वाला मन्त्र भी छ: प्रकार का होता है। अब बिंशाक्षर मन की बात कही जाती है--जिसमें 
कि 'तार = ॐ नमः भगवते रामाय' ऐसे शब्द बोलकर बाद में 'सर्व' शब्द बोलकर “सौभाग्यं देहि मे” 
ऐसा बोलना चाहिए। बाद में वहिजाया का--'“स्वाहा' का उच्चारण करने से विंशाक्षर (बीस वर्ण 
वाला) मन्त्र बनता है। पूरा मनत्र होगा-- 3 नमो भगवते रामाय सर्वसौभाग्यं देहि मे स्वाहा ।' 


तारं नमो भगवते रामाय सकलं बदेत्‌। 

आपन्निवारणायेति वह्निजायां ततो वदेत्‌ ॥66॥ 

एकविंशार्णको मन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः । 

तारं रमां स्वबीजं च ततो दाशरथाय च ॥ 67॥ 

ततः सीतावल्लभाय सर्वाभीष्टपदं वदेत्‌। 

ततो दाय हृदन्तोऽयं मन्त्रो द्वाविंशदक्षरः ॥68॥ ड 

अब तार = ३ नमो भगवते रामाय सकल'--इन शब्दों का उच्चारण करके बाद में 

“आपन्निवारणाय' यह शब्द बोलकर, अन्त में वहिजाया = स्वाहा बोलने से इक्कीस वर्णवाला मन्त्र 
बनता है । (३४ नमो भगवते रामाय सकलापन्निवारणाय स्वाहा) यहं मन्त्रं सकल अभीष्ट को देने वाला 


568 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


है । अब बाईस अक्षरवाला मन्त्र इस प्रकार है--तार, रमा और स्वबीज को--अर्थात्‌ ३७ श्रीं और रां 
को बोलकर, फिर 'दाशरथाय' फिर 'सीतावल्लभाय' फिर 'सर्वाभीष्ट' पद के बाद 'दाय' पद को 
बोलकर नम: शब्द का बाद में उच्चारण करने से बाईस अक्षर वाला मन्त्र बन जाता है । (“३% श्रीं रां 
दाशरथाय सीतावल्लभाय सर्वाभीष्टदाय नमः”) | 


तारं नमो भगवते वीररामाय संवदेत्‌ । 

कलशत्रून्‌ हनद्वन्द्ं वह्लिजायां ततो वदेत्‌ ॥6 9॥ 

त्रयो बिंशाक्षरो मन्त्रः सर्वशत्रुनिबर्हणः । 

विश्वामित्रो मुनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते ॥70॥ 

देवता वीररामोऽसौ बीजाद्याः पूर्ववन्मताः । 

मूलमन्त्रविभागेन न्यासान्‌ कृत्वा विचक्षणः ॥7॥ 

शरं धनुषि सन्धाय तिष्ठन्तं रावणोन्मुखम्‌ । 

वञ्रपाणिं रथारूढं रामं ध्यात्वा जपेन्मनुम्‌ ॥7 2॥ 

अब त्रयोविंशाक्षर (तेईस अक्षर वाले) मन्त्र में--“तार (३%) नमो भगवते वीररामाय” ऐसा 

बोलना चाहिए । बाद में 'सकलश्तरून्‌' ऐसा कहकर दो बार 'हन हन' बोलना चाहिए । अन्त में 
वहिजाया = स्वाहा को जोड़ देने से सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला तेईस अक्षरों का मन्त्र बनता 
है । (३% नमो भगवते वीरामाय सकलशत्रून्‌ हन हन स्वाहा) । इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, छन्द 
गायत्री है, वीरराम देवता हैं | बीज आदि सब पहले के ही तरह हैं । विवेकी साधक को चाहिए कि वह 
मूलमन्त्र का विभाग करके अंगन्यास करे । न्यास करके ध्यान करे । ध्यान यह है--'रावण के सामने 
धनुष में बाण का सन्धान करके खड़े हुए वत्र जैसे हाथ वाले रथारूढ राम जी का ध्यान करना चाहिए 
और इस मन्त्र का जाप करना चाहिए | 


तारं नमो भगवते श्रीरामाय पदं वदेत्‌ । 

तारकब्रह्मणे चोक्त्वा मां तारय पदं वदेत्‌ ॥7 3॥ 

नमस्तारात्मको मन्त्रश्नतुर्विशतिवर्णकः । 

बीजादिकं यथापूर्व सर्व कुर्यात्‌ षडर्णवत्‌ ॥74॥ 

अब चौबीस अक्षरवाला मन्त्र कहा जाता है-तार (३%) के बाद 'नमो भगवते श्रीरामाय” शब्द 

बोलने चाहिए | बाद में 'तारक बरह्मणे-ऐसा कहकर 'मां तारय” पद बोलना चाहिए । बाद में “नमः” 
और फिर से तारक (३%) बोलने से चौबीस अक्षरों वाला मन्त्र बनता है | (“३% नमो भगवते श्रीरामाय 
तारकन्रह्मणे मां तारय नम ओम्‌') | इस मन्त्र के बीज आदि पहले की ही तरह हैं । शेष सब षडब्षर 
मन्त्र की भाँति करना चाहिए | 


कामस्तारो नतिश्चैव ततो भगवतेपदम्‌ । 
रामचन्द्राय चोच्चार्य सकलेति पदं वदेत्‌ ॥75॥ 
जनवश्यकरायेति स्वाहा कामात्मको मनुः । 
सर्ववश्यकरो मन्त्रः पञ्चविंशतिवर्णकः ॥76। 
आदौ तारेण संयुक्तो मन्त्रः षड्विंशदक्षरः । 
अन्तेऽपि तारसंयुक्तः सप्तविंशतिवर्णकः ॥77॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 569 


अब पच्चीस वर्ण वाले मन्त्र की बात कहते हैं 
को बोलकर, “भगवते रामचन्द्राय" का उच्चारण 
रामचन्द्राय सकलजनवश्यकराय स्वाहा”) | 
इसी मन्त्र के आगे--क से पहले तार = ॐ को जोड़ देने से वही षड्विंशाक्षर (छब्बीस अक्षरों 
वाला) मन्त्र बन जाता हैं, और फिर अन्त में भी तार = ३% को जोड़ देने से वही मन्त्र सप्तविंशाक्षार 
(सत्ताईस अक्षरों वाला) हो जाता है। 
तारं नमो भगवते रक्षोघ्नविशदाय च । 
सर्वविघ्नान्‌ समुच्चार्य निवारय पदद्वयम्‌ ॥7 8॥ 
स्वाहाऽन्तो मन्त्रराजोऽयमष्टाविंशतिवर्णकः । 
अन्ते तारेण संयुक्त एकोनत्रिंशदक्षरः ॥79॥ 
आदौ स्वबीजसंयुक्तस्त्रशद्वर्णात्मको मनुः । 
अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकत्रिंशात्मकः स्मृतः ॥80॥ 
तार (३%) नमो भगवते' और रक्षोघ्नविशदाय” एवं 'सर्वविध्नान'--इन शब्दों को बोलकर 
'निवाऱय निवारय” ऐसा दो बार बोलकर अन्त में “स्वाहा' बोलने से अट्टाईस अक्षरों वाला मन्त्रराज 
बनता है । (“३% नमो भगवते रक्षोघ्नविशदाय सर्वविध्नान्‌ निवारय निवारय स्वाहा”) | यही मन्त्र यदि 
अन्त में ॐ (तार) जोड़कर बोला जाए तो वह उनतीस अक्षरों वाला हो जाएगा । और उसे उनतीस 
वर्ण वाले मन्त्र के प्रारंभ में स्वबीज का रा! और जोड़ दिया जाए तो वह तीस अक्षरों वाला मन्त्र बन 
जाएगा । और उस तीस अक्षरवाले मन्त्र के अन्त में भी वह स्वबीज 'रां' जोड़ दिया जाए तो वही 
इकत्तीस अक्षरों वाला भी हो जाता है । 


रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 

भो दशास्यान्तकास्माकं श्रियं दापय देहि मे ॥8।॥ 

आनुष्टुभ ऋषी रामश्छन्दोऽनुष्टुप्स देवता । 

रां बीजमस्य यं शक्तिरिष्टार्थे विनियोजयेत्‌ ॥82॥ 

पादं हृदि च त्रिन्यस्य पादं शिरसि विन्यसेत्‌ । 

शिखायां पञ्चभिर्न्यस्य त्रिवर्णैः कवचं न्यसेत्‌ ॥83॥ 

नेत्रयोः पञ्चवर्णैश्च दापयेत्यस्त्रमुच्यते । 

चापबाणधरं श्यामं ससुग्रीवविभीषणम्‌ ॥84॥ 

हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्यरक्षणम्‌। 

रामभद्रं हृदि ध्यात्वा दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥85॥ 

अब राम का अनुष्टुप्‌ कहा जा रहा है कि_-हे बड़े तूणीर वाले रघुवीर रामभद्र ! हे राजश्रेष्ठ दे 

है रावणसंहारक ! हमें सम्पत्ति दीजिए और दिलवाइए ।' इस अनुष्टुप्‌ छन्द ये मन्त्र के ऋषि राम हैं, 
छन्द अनुष्टुप्‌ है, राम ही देवता हैं, “रं” बीज है, 'यं' शक्ति है, अभीष्ट अर्थ में इसका विनियोग है। 
इस अनुष्टुप्‌ के एक पाद (चरण) से हृदय में न्यास करके दूसरे से भी हृदय मे न्यास करना चाहिए | 
तीसरे पाद के पाँच वों से शिखा में न्यास ऋरना चाहिए और बाकी के तीन अक्षरों से छाती पर न्यास 
करना चाहिए । चौथे चरण के पाँच अक्षरों से दोनों नेत्रो पर न्यास करते हुए “दापय मे' शब्द बोलकर 


--पहले काम = क्लीं, तार = ३% तथा “नमः” 
करके 'सकल' पद्‌ बोलना चाहिए । बाद में 


570 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


'अख्ाय फट्‌” ऐसा बोलना चाहिए | इसका ध्यानमन्त्र यह है-- धनुष और बाण को धारण किए हुए, 
श्याम कान्तिवाले, सुग्रीव और विभीषण के साथ विराजित, रावण को मारकर आते हुए, तीनों लोकों 
का रक्षण करने वाले रामभद्र का ध्यान करके ऐसे दस लाख मन्त्रों का जाप करें | 
वदेह्याशरथायेति विदाहेति पदं ततः । 
सीतापदं समुद्धृत्य वल्लभाय ततो वदेत्‌ ॥86॥ 
धीमहीति वदेत्तन्नो रामश्चापि प्रचोदयात्‌ । 
तारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥87॥ 
मायाऽऽदिरपि वैदुष्यं रामादिश्च श्रियःपदम्‌। 
मदनेनापि संयुक्ता संमोहयति मेदिनीम्‌ ॥88॥ 
पञ्च त्रीणि षडर्णैश्च त्रीणि चत्वारि वर्णकैः । 
चत्वारि च चतुवर्णैरङ्गन्यासं प्रकल्पयेत्‌ ॥89॥ 
पहले 'दाशरथाय” बोलकर बाद में 'विद्महे' पद बोलना चाहिए । इसके बाद “सीता” पद को 
लेकर 'वल्लभाय' पद बोलना चाहिए । बाद में “धीमहि' और तब 'तन्नो राम:” और 'प्रचोदयात्‌' 
बोलकर पहले तार = ३% रखने से निबद्ध यह रामगायत्री मुक्ति ही देती है । (३% दाशरथाय विद्महे 
सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌') | इस रामगायत्रीमन्त्र के आगे यदि माया = हीं रखकर 
बोला जाए तो वह विद्वत्ता देता है, यदि आदि में 'रा' रखकर बोला जाए, तो संपत्ति का स्थान मिलता 
है, यदि आदि में मदन = क्लीं रखकर बोला जाए तो समस्त मेदिनी को संमोहित किया जा सकता है । 
छः अक्षरवाले मन्त्र से पाँच अंगों पर और तीन अक्षर वाले मन्त्र से आठ अंगों पर तथा अन्य वर्णो से 
चार अंगों पर एवं चार वर्णो से चार अंगों पर न्यास करना चाहिए । 
बीजध्यानादिकं सर्व कुर्यात्यड्वर्णवत्क्रमात्‌ । 
तारं नमो भगवते चतुर्थ्या रघुनन्दनम्‌ ॥90॥ 
रक्षोघ्नविशदं तद्वन्मधुरेति वदेत्ततः । 
प्रसन्नवदनं ङेन्तं वदेदमिततेजसे ॥9।॥ 
बलरामौ चतुर्थ्यन्तौ विष्णुं ङेन्तं नतिस्ततः । 
प्रोक्तो मालामनुः सप्तचत्वारिंशद्भिरक्षरैः ।92॥ 
ऋषिछन्दो देवतादि ब्रहमनुष्टुभराघवाः । 
सप्ततुंसप्तदश षड्रुद्रसंख्यैः षडङ्गकम्‌ ॥9३॥ 
उपर्युक्त मन्त्र के बीज ध्यान आदि सब क्रमपूर्वक षड्वर्ण मन्त्र की तरह ही जानना चाहिए | अब 
राममालामन्त्र के विषय में कहते है-'(तार) ३% नमो भगवते” बोलकर रघुनन्दन, रक्षौघ्नविशद शब्दों 
को चतुर्थी विभक्ति बोलनी चाहिए । इसके बाद क्रमश: मधुरप्रसन्नवदन, बल और राम शब्द तथा विष्णु 
शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति लगाकर अन्त में नमः” शब्द रखने से राममालामन्त्र बनता है । उसके अक्षर 
सैतालीस (47) होते हैं, यथा-*३% नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय मधुरप्रसन्नवदनाय 
अमिततेजसे बलाय श्रीरामाय विष्णवे नम: |” इस मन्त्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छन्द अनुष्टुप्‌ हैं और देवता 
राघव हैं । और इसके सैंतालीस अक्षरं के द्वारा षडंगन्यास किया जाता है। 


द्वितीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 57] 


ध्यानं दशाक्षरं प्रोक्तं लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ । 

श्रियं सीता चतुर्थ्यन्तां स्वाहान्तोऽयं षडक्षरः ॥94॥ 
जनकोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता मनोः । 

सीता भगवती प्रोक्ता श्रीं बीजं नतिशक्तिकम्‌ ॥95॥ 
कीलं सीता चतुर्थ्यन्तमिष्टार्थे विनियोजयेत्‌ । 
दीर्घस्वरयुजाऽऽद्येन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥96॥ 
स्वर्णाभामम्बुजकरां रामालोकनतत्पराम्‌ । 

ध्यायेत्‌ षट्कोणमध्यस्थरामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌ ॥97॥ 


उपर्युक्त मन्त्र का ध्यान दशाक्षर मन्त्र के अनुसार होता है उस मन्त्र का एक लाख बार जप 

करना चाहिए । अब सीता का अंगमन्त्र कहा जा रहा है--यह मन्त्र श्रीपूर्वक सीता शब्द की चतुर्थी 
विभक्ति के बाद 'स्वाहा' बोलने से छ: अक्षर वाला होता है, यथा--'श्रीसीतायै स्वाहा' । इस मन्त्र के 
ऋषि जनक हैं, देवता भगवती सीता हैं। नतिशक्तियुक्त बीज श्रीं है। इसका कील सीता है। इस 
चतुर्थ्यन्त मन्त्र का अभीष्ट अर्थ के लिए विनियोग करना चाहिए | और दीर्घस्वर से युक्त आद्च अक्षर 
से छः अंगों में अंगन्यास करना चाहिए । और सोने की-सी कान्तिवाली, हाथ में कमल धारण की हुई, 
राम के निरीक्षण में तल्लीन और षट्कोण के मध्य में प्रस्थापित रामचन्द्र जी के अंक में बैठी हुई सीता 
जी का ध्यान करना चाहिए । 

लकारं तु समुद्धृत्य लक्ष्मणाय नमोऽन्तकः । 

अगस्त्य ऋषिरस्याथ गायत्रं छन्द उच्यते ॥98॥ 

लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो लं बीजं शक्तिरस्य हि। 

नमस्तु विनियोगो हि पुरुषार्थचतुष्टये ॥99॥ 

दीर्घभाजा स्वबीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 

द्विभुजं स्वर्णरुचिरतनुं पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥।00॥ 

धनुर्बाणधरं बन्दे रामाराधनतत्परम्‌। 

भकारं तु समुद्धृत्य भरताय नमोऽन्तकः ॥।0॥ 

लकार को आगे रखकर अन्त में “लक्ष्मणाय नमः” कहने सें लक्ष्मण का अंगमन्त्र बनता है, 

यथा--'लं लक्ष्मणाय नमः ।' इस मन्त्र के ऋषि अगस्त्य हैं, छन्द गायत्री है, लक्ष्मण इसके देवता कहे 
गऐ हैं, 'लं' इसका बीज कहा गया है और नमः इसकी शक्ति है। चारों पुरुषार्थो के लिए इसका 
विनियोग है | इस मन्त्र के बीज को दीर्घ करके उसके द्वारा अंगन्यास करना चाहिए । दो हाथ वाले, 
सोने की-सी कान्तियुक्त देहवाले, और पद्म जैसी आँखों वाले और राम के आराधन र तत्पर लक्ष्मण 
को मैं नमस्कार करता हूँ । अब भरतमनत्र में भकार को लेकर “भरताय नमः, जोड़ने से “भं भरताय नमः 
ऐसा भरतमन्त्र बनता है । 

अगस्त्य ऋषिरस्याथ शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 

भरतं श्यामलं शान्तं रामसेवापरायणम्‌ ॥॥ 0 2॥ 

धनुर्बाणधरं वीरं कैकेयीतनयं भजे। 

शं बीजं तु समुद्धृत्य शत्रुध्नाय नमोऽन्तकः । 

ऋष्यादयो यथापूर्व विनियोगोऽरिनिग्रहे ॥। 03॥ 


572 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस भरतमन्त्र के ऋषि आगस्त्य हैं, शेष सभी पहले की तरह ही है। श्यामवर्ण, शान्त और 
रामसेवापरायण, धनुर्धर वीर कैकेयीपुत्र को में भजता हूँ---यह ध्यान मन्त्र है । अब शत्रुघ्नमन्त्र में पहले 
“शं मन्त्रबीज को लेकर इसके बाद “शत्रुघ्नाय नमः” जोड़ने से “शं शत्रुघ्नाय नम:” यह मन्त्र बनता है, 
इसके ऋषि आदि भी पहले ही की तरह हैं | शत्रु का नाश करने के लिए इसका विनियोग है । 


द्विभुजं स्वर्णवर्णाभं रामसेवापरायणम्‌। 

लवणासुरहन्तारं सुमित्रातनयं भजे ॥।04॥ 

हं हनूमांश्चतुर्थ्यन्तं हृदन्तो मन्त्रराजकः । 

रामचन्द्र ऋषिः प्रोक्तो योजयेत्पूर्ववत्क्रमात्‌ ॥ 05॥ 

द्विभुजं स्वर्णवर्णाभं रामसेवापरायणम्‌ । 

मौञ्जीकौपीनसहितं मां ध्यायेद्रामसेवकम्‌ ॥ इति ॥] 06॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः । 


Ce 


शत्रुघ्न का ध्यानमन्त्र यह है-'दो भुजाओं वाले, सुवर्ण की-सी कान्तिवाले रामसेवा में तल्लीन, 
लवणासुर को मारने वाले सुमित्रा के पुत्र को मैं भजता हुँ । अब हनुमान का मन्त्र यह है--पहले ह 
इस मन्त्रबीज को कहकर बाद में 'हनुमते नमः” (हनुमत्‌ की चतुर्थी और हत्‌ = नमः) बोलने से यह 
हनुमान का मन्त्रराज बनता है, यथा--'हं हनुमते नमः ।' इसका ध्यानमन्त्र यह है--'दो हाथ वाले 
सुवर्णं की-सी कान्ति वाले, रामसेवा में परायण, मुंज की मेखला और कौपीन धारण किए हुए मुझ 
रामसेवक का ध्यान करना चाहिए ।' 


यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
Es 


तृतीयोऽध्यायः 


सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः-आञ्जनेय महाबल ूर्वोक्तमन्त्राणां 
पूजापीठमनुब्रूहीति ॥।॥ 


सनकादि मुनियों ने हनुमान से पूछा--'हे अंजनिपुत्र हे महाबलशाली ! आप हमें पहले कहे 
गए मन्त्रों की पूजापीठ का प्रकार कहिए |” 


हनूमान्‌ होवाच--आदौ षट्कोणम्‌। तन्मध्ये रामनीजं सश्रीकम्‌ । 
तदधोभागे द्वितीयान्तं साध्यम्‌ । बीजोर्ध्वभागे षष्ठयन्तं साधकम्‌ । पार्श्व 
ृष्टिबीजे । तत्परितो जीवप्राणशक्तिवश्यनीजानि । तत्सर्वं सम्मुखोन्मु- 
खाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम्‌ । अग्नीशासुरवायव्यपुरःपष्ठेषु षट्कोणेषु 
वीर्घभास्जि हदयादिमन्त्राः क्रमेण । रां रीं रू हैं सै र: इति दीर्घभाञ्जि 
वद्ुक्तहदयाद्यसत्रान्तम्‌। षट्कोणपार्श्चे रमामायाबीजे । कोणाग्रे वराहं 
हुमिति । तद्बीजान्तराले कामबीजम्‌ । परितो वाग्भवम्‌ । ततो वृत्तत्रयं 
साष्टपत्रम्‌ । तेषु दलेषु स्वरान्‌ षड्वर्गान्‌ । प्रतिदल॑ मालामनुवर्णषट्कम्‌ । 
अन्ते पञ्चाक्षरम्‌ । तहदलकपोलेष्वष्टवर्गान्‌ । पुनरष्टदलपद्मम्‌ । तेषु दलेषु 


तृतीयोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 573 
नारायणाष्टाक्षरीमन्त्रः । तद्दलकपोलेषु श्रीबीजम्‌। ततो वृत्तम्‌ । ततो 
पता तेषु दलेषु वासुदेवद्वादशाक्षरीमन्त्रः । तहूलकपोलेष्वा- 
दिक्षान्तान्‌ । ततो वृत्तम्‌ । ततः षोडशदलम्‌' । तेषु दलेषु हुं फट 
नतिसहितरामद्वदशाक्षरम्‌ । तद्दलकपोलेषु मायाबीजम्‌ । सर्वत्र प्रति- 
कपोलं द्विरावृत्त्या हं स्रं भ्रं ब्रं भ्रमं, रुं, ्रम्‌। ततो वृत्तम्‌। ततो 
डात्रिंशददलपदाम्‌ । तेषु दलेषु नृसिंहमन्त्रराजानुष्टुभमन्त्रः । तहलकपोले- 

्वष्टवस्वेकादशरुद्रद्मादशादित्यमन्त्रा: प्रणवादिनमोऽन्ताश्रतुर्थ्यन्ताः 

क्रमेण । तद्वहिर्वषट्कारं परितः । ततो रेखात्रययुक्तं भूपुरम्‌ । द्वादशदिक्ष 

राश्यादिभूषितम्‌ । अष्टनागैरधिष्टितम्‌ । चतुर्दिक्षु नारसिंहबीजम्‌ । विदिक्षु 

बाराहबीजम्‌। एतत्‌ सर्वात्मकं यन्त्रं सर्वकामप्रदं मोक्षप्रदं च। 

एकाक्षरादिनवाक्षरान्तानामेतद्यन्त्रं भवति ।।2॥ 

हल (पहले एकाक्षर से लेकर नवाक्षर तक पूजायंत्र को बताते हुए) हनुमान ने कहा--सर्वप्रथम सभी 
यन्त्रों को तरह यहाँ भी षट्कोण आलिखित करना चाहिए । फिर उसके बीच में श्रीसहित रामबीज = रां 
लिखना चाहिए । उसके नीचे के भाग में द्वितीयान्त साध्य = 'सर्वाभीष्टसिद्धिदम्‌' ऐसा लिखना 
चाहिए | और बीज के ऊपर के भाग में साधक का षष्ठी विभक्ति का रूप 'मम' ऐसा लिखना चाहिए । 
उसके पार्श्वभाग में कुरुद्वयलेखपूर्वक 'इई' ऐसे दृष्टिबीज लिखने चाहिए । और उसके चारों ओर जीव 
बीज = हंसः, प्राणबीज = 'सोऽहम्‌', शक्तिबीज = हीं, और वश्य बीज = क्लीं लिखने चाहिए । 

फिर सब के आमने-सामने ॐ लिखकर बाँध देना चाहिए । अग्नि, ईश, असुर, वायव्य आदि छ: 

कोणों में दीर्घयुक्त हृदयादि मन्त्र क्रम से, अर्थात्‌ रां नमः से लेकर र: अस्राय फट्‌ तक के मन्त्र लिखने 

चाहिए । रा रीं रू रे रौ-ये दीर्घयक्त हैं | छः कोणों के पार्श्वभाग में रमाबीज = श्रीं और मायाबीज = हीं 
रखने चाहिए। कोण के अग्रभाग में वराहबीज हुं! रखना चाहिए । उस बीज के भीतर के भाग में 
कामबीज = क्लीं रखना चाहिए और उसके चारों ओर वाग्बीज = ऐं रखना चाहिए | बाद में आठ 
पत्रसहित तीन वर्तुल करने चाहिए । उन पत्रों (दलों) में षड्वर्ग स्वरों को लिखें । प्रत्येक दल में 
राममालामन्त्र के छः वर्ण लिखकर अन्तिम दल में पञ्चाक्षर लिखना चाहिए । (अर्थात्‌ सात दलों में 
बयालीस अक्षर लिखकर आठवें अन्तिम दल में पाँच अक्षर लिखें) । उन दलों के कपोल भागों में आठ 
वर्गों को, फिर आठ दलवाले कमल को, उन दलों में नारायणीय अष्टाक्षर मन्त्र को तथा उन दलों के 
कपोल भागों में श्रीबीज को लिखें । और फिर एक वर्तुल बनाकर उसमें बारह दल वाला कमल बनायें 
और उन दलों में वासुदेव का द्वादशाक्षर मन्त्र लिखें | उन दलों के कपोल भागों में दिक्षान्त तक के वर्ण 
लिखें | फिर एक और वर्तुल बनाकर उसमें षोडशदल पद्म बनाकर उन दलों में 'हुं फट्‌ नमः! के साथ 
राम का द्वादशाक्षर मन्त्र लिखें । उन दलों के कपोल भागों में मायाबीज = हीं लिखें । और प्रत्येक 
कपोल में दो बार आवृत्ति करके हं, खं, भ्र, ब्रं, भ्रमं, श्रु, जरम्‌ लिखें । और फिर एक र वर्तुल 
बनाकर उसमें बत्तीस दलवाला कमल बनाकर उन दलों में नृसिंह मन्त्रराज का अनुष्टुप्‌ मन्त्र लिखें । उन 
दलों के कपोल भागों में एकादश रद्रों, बारह आदित्यों के मन्त्र प्रणव से शुरू करके नम: अन्तवाले 
और चतुर्थ्यन्त क्रम से लिखें और बाहर चारों ओर वषट्कार लिखें । बाद में तीन रेखावाला भूपुर 
आलेखित करना चाहिए । वह भूपुर बारह दिशाओं में मेष आदि राशियों से विभूषित करना चाहिए और 
आठ नागों से अधिष्ठित करना चाहिए। उसकी चारों दिशाओं में नारसिंह बीज तथा विदिशाओं में 
वाराह बीज लिखें । यह सर्वात्मक यंत्र, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मोक्षदायक है । यह 


यन्त्र एकाक्षर मन्त्र से लेकर नवाक्षर तक का है । 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तद्ृशाबरणात्मकं भवति । षद्कोणमध्ये साङ्ग राघवं यजेत्‌ । षद्‌- 

कोणेष्वङ्गैः प्रथमावृतिः । अष्टदलमूले आत्माद्यावरणम्‌ । तदग्रे वासु- 

देवाद्याबरणम्‌ । द्वितीयाष्टदलमूले । तदग्रे हनूमदाद्या- 

बरणम्‌। द्वादशदलेषु वसिष्ठाद्यावरणम्‌ । षोडशदलेषु नीलाद्यावरणम्‌ । 

दवात्रिंइलेषु धुवाद्यावरणम्‌ । भूपुरान्तरिन्दराद्यावरणम्‌ । तदूबहिर्वच्राद्या- 

बरणम्‌ । एवमभ्यर्च्य मनुं जपेत्‌ ॥3॥ 

वह यंत्र दस आवरणवाला होता है । षदकोणों के बीच में राघव की सांग पूजा करनी चाहिए । 

उन षट्कोणों में हदय आदि अंगों का प्रथम आवरण है । अष्टदल के मूल में आत्मादि का आवरण है । 
उसके आगे वासुदेव का आवरण है। दूसरे अष्टदल के मूल में धृष्टि आदि आवरण है । उसके आगे 
हनुमत्‌ आवरण है | फिर द्वादश दलों में वसिष्ठावरण हूँ षोडश दलों में नीलादि आवरण है, बत्तीस 
दलों में ध्रुवादि आवरण है। भूपुर के बीच में इन्द्र्यादि आवरण है और उसके बाहर वञ्र आदि 
आवरण हैं । इस प्रकार आवरणों की पूजा करके मन्त्र का जाप करना चाहिए । 

अथ दशाक्षरादिद्वात्रिंशदक्षरान्तानां मन्त्राणां पूजापीठमुच्यते । आदौ 

षद्कोणम्‌ । तन्मध्ये स्वबीजम्‌ । तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामबीज- 

वेष्टनम्‌ तं शिष्टेन नवार्णेन वेष्टनम्‌। षट्कोणेषु षडङ्गान्यग्नीशासुर- 

वायव्यपूर्वपृष्ठेषु । तत्कपोलेषु श्रीमाये । कोणाग्रे क्रोधम्‌ । ततो वृत्तम्‌ । 

ततोऽष्टदलम्‌। तेषु दलेषु षट्संख्यया मालामनुवर्णान्‌। तद्दलकपोलेषु 

षोडश स्वराः । ततो वृत्तम्‌। तत्परित आदिक्षान्तम्‌। तद्नहिर्भूपुरः 

साष्टशूलाग्रम्‌। दिक्षु विदिक्षु नारसिंहवाराहे । एतन्महायन्त्रम्‌ । आधार 

शक्त्यादिवैष्णवपीठम्‌ ॥4॥ 

पहले एकाक्षर से नवाक्षर मनत्रपर्यन्त की पूजापीठ को बतलाकर अब दशाक्षर मन्त्र से लेकर 

बत्तीस अक्षरों वाले मन्त्र तक की पूजापीठ कही जा रही है। उसमें पहले तो सामान्य नियमानुसार 
षट्कोण बनाना चाहिए | उसके बीच में स्वबीज - रां (या हुं! ?) लिखें और मध्य में तो पहले की 
ही तरह साध्य - द्वितीयान्त - 'र्वाभीष्टसिद्धिदम्‌' आदि अर्थात्‌ साधक का षष््यन्त 'मम' आदि, 
यथा--“मम सर्वाभीष्टसिद्धिं कुरु कुरु नमः' लिखकर उसे कामबीज = क्लीं से वेष्टित करें | फिर उसे 
बाकी के नव वर्णो से वेष्टित करें | यन्त्र के अग्नि, ईश, असुर, वायव्य, पूर्व और पृष्ठ के छः कोणों 
में छ: को, तथा उनके कपोल भागों में श्रीं तथा हीं को (श्री और माया को), तथा कोणों के अग्र 
भाग में क्रोध = हुं! को लिखें । तदनन्तर एक और वर्तुल बनाएं, उसमें अष्टदल पद्म बनाकर उन दलों 
में छ: की संख्या वाला राममाला मन्त्र लिखें । उन दलों के कपोल भागों में सोलह स्वर लिखें । 
तदनन्तर एक और वर्तुल बनाकर उसके चारों ओर दीक्षान्तपर्यन्त मन्त्र लिखें । उसके बाहर आठ 
शूलाग्र सहितं भूपुर बनाकर इसकी चार दिशाओं में नारसिंह बीज = क्ष्यों और चार विदिशाओं 
(कोनों) में-वराह बीज = 'हुम्‌' लिखें । यह महामन्त्र है । आधारशक्ति आदि वैष्णवपीठ है । 

अङ्कैः प्रथमावृत्तिः । मध्ये रामम्‌। वामभागे सीताम्‌ । तत्पुरतः शार्ङ्ग शरं 

च । अष्टदलमूले हनूमदादि द्वितीयावरणम्‌ । धृष्ट्यादि तृतीयावरणम्‌। 

इन्द्रादिभिश्चतुर्थी । वञ्रादिभिः पञ्चमी । एतद्यन्त्राराधनपूर्वकं दशाक्ष- 

रादिमनून्‌ जपेत्‌ ॥5॥ 

इति तृतीयोऽध्यायः । 


574 


Br पच्नव्टु 


चतुर्थोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 575 


हदय आदि अंगों से प्रथम आवरण होता है । बीच में राम को, वामभाग में सीता को, उनके आगे 
(सामने) शार्ङ्ग धनुष और बाण को यन्त्राराधनपूर्वक जपना चाहिए । अष्टादश पद्म के मूल में हनुमान हा 
। आदि आवरण is । आर धृष्ट्यादि तीसरा आवरण है । इन्द्रादियों के द्वारा चौथा आवरण होता है और 
वच्रादि ० पाँचवीं आवृत्ति (आवरण) होती है । इस प्रकार से यन्त्र के आराधनपूर्वक शेष 
सभी मन्त्रों का जप करना चाहिए। र hs 
यहाँ तीसरा अध्याय पूरा होता है । 


र 
चतुर्थोऽध्यायः 


सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः श्रीराममन्त्राणां पुरश्चरणविधिमनु- 

ब्रूहीति । 

हनूमान्‌ होवाच 

नित्यं त्रिषवणस्नायी पयोमूलफलादिभुक्‌ । 

अथवा पायसाहारो हविष्यान्नाद एव वा ॥।॥ 

षड्सैश्च परित्यक्तः स्वाश्रमोक्तविधिं चरन्‌। 

वनिताऽऽदिषु वाक्कर्ममनोभिर्निःस्पृहः शुचिः ॥2॥ 

भूमिशायी ब्रह्मचारी निष्कामो गुरुभक्तिमान्‌। 

स्त्रानपूजाजपध्यानहोमतर्पणतत्परः ॥३॥ 

गुरूपदिष्टमार्गेण ध्यायन्‌ राममनन्यधीः । 

सूर्येन्डुगुरुदीपादिगोब्राहाणसमीपतः ॥4॥ 

सनकादि मुनियों ने हनुमान से पूछा-- श्रीराम के मन्त्रों की पुरश्चरणविधि कहिए ।' तब हनुमान 

बोले कि जो मनुष्य तीनों सवनों (सन्ध्याओं) में स्नान करने वाला हो, जो दूध, कन्दमूल और फल ही 
खाता हो, अथवा केवल दूध या हविष्यान्न ही खाता हो, जिसने मधुरादि छः रसों से मुँह मोड़ लिया 
हो, जो अपने आश्रमधमों का यथावत्‌ पालन करता हो, जो मन-कर्म-वचन से ख्त्रियों आदि में 
्पृहारहित हो, जो पवित्र हो, जो धरती पर ही सोता हो, जो गुरु पर भक्तिभावना रखता हो, जो 
ब्रह्मचारी और निष्काम हो, जो स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम और तर्पण में दत्तचित्त हो, गुरु-सूर्य- 
चनद्र-दीप की साक्षी में और गाय के समीप गुरु के उपदेश के अनुसार जो तीत्र बुद्धिवाला साधक हो, 
वह राम के मन्त्र का ध्यान करते हुए 


श्रीरामसन्निधौ मौनी मन्त्रार्थमनुचिन्तयन्‌। 

व्याघ्रचर्मासने स्थित्वा स्वस्तिकाद्यासनक्रमात्‌ ॥5॥ 

तुलसीपारिजातश्रीवृक्षमूलादिकस्थले । 

पद्माक्षतुलसीकाष्ठरुद्राक्षकृतमालया ॥6॥ 

मातृकामालया मन्त्री मनसैव मनुं जपन्‌। 

अभ्यर्च्य वैष्णवे पीठे जपेदक्षरलक्षकम्‌ ॥7॥ 

श्रीराम के समक्ष मौन रहकर, मन्त्र का मनन करके, व्याप्रचर्म के ऊपर स्वस्तिकादि आसन पर 

ढंग से बैठकर तुलसी, पारिजात, श्रीवृक्ष आदि के मूल के स्थान में पद्माक्ष, तुलसी के काष्ठ या रुद्राक्ष 


576 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


से बनी माला के द्वारा अथवा मातृकामाला द्वारा मन ही मन इस मन्त्र का जाप करते हुए वैष्णवी पीठ 
पर उनकी (राम की) पूजा करके एक लाख मन्त्र का जाप करना चाहिए | 

तर्पयेत्‌ तद्दशांशेन पयसा तद्दशांशतः । 

जुहुयाद्‌ गोघृतेनैव भोजयेत्तद्शांशतः ॥8॥ 

ततः पुष्पाञ्जलिं मूलमन्त्रेण विधिवच्चरेत्‌ । 

ततः सिद्धमनुर्भूत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्मुनिः ॥9॥ 

फिर जपे हुए मन्त्रों के दशांश का तर्पण दूध से करना चाहिए और उसके दशांश का घी से होम 

करना चाहिए और उसके भी दशांश की संख्या में भोजन करवाना चाहिए । इसके बाद मूलमन्त्र से 
विधिवत्‌ पुष्पाञ्जलि देनी चाहिए | ऐसा करने से वह मुनि मन्त्रसिद्ध हो जाएगा और यही जीते-जी मुक्त 
हो जाता है। 

अणिमादिर्भजत्येनं यूनं वरवधूरिव । 

ऐहिकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा ॥ 0॥ 

नैव योज्यो राममन्त्रः केवलं मोक्षसाधकः । 

ऐहिके समनुप्राप्ते मां स्मरेद्रामसेवकम्‌ ॥।॥ 

यो रामं संस्मरेन्नित्यं भक्त्या मनुपरायणः । 

तस्याहमिष्टसंसिद्भयै दीक्षितोऽस्मि मुनीश्वराः ॥। 2॥ 

वाञ्चितार्थं प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु । 

सर्वथा जागरूकोऽस्मि रामकार्यधुरन्धरः ॥।3॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः । 
+ 
जिस प्रकार युवान वर को उसकी पत्नी चाहती और सेवादि करती है, उसी प्रकार इस मन्त्रसिद्ध 
प को अणिमादि सिद्धियाँ सदा सेवा करती हैं। लेकिन इस राममनत्र का विनियोग कभी भी ऐहिक 
कार्यो के लिए या आपत्तियों को हटाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मन्त्र तो केवल मोक्ष 
को ही देने वाला है ऐहिक कार्यसिद्धि के लिए तो मेरा (रामसेवक का) ही स्मरण करना चाहिए । जो 
मनुष्य इस मन्त्र में परिनिछित होकर श्रीराम का नित्य स्मरण करेगा उसकी अभीष्ट सिद्धि के लिए हे 
मुनिश्वरो ! मैं दीक्षित (वचनबद्ध) हुआ हूँ। मै राघव (रामजी) के भक्तों को इच्छित पदार्थ प्रदान 
करूगा । राम के कार्यों की जिम्मेदारी लिए हुए मैं अनवरत जाग्रत्‌ ही हूँ । 
यहाँ चौथा अध्याय पूरा होता है । 


र 


पञ्चमोऽध्यायः 


सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः श्रीराममन्त्रार्थमनुद्रूहीति । 
हनूमान्‌ होवाच 

सर्वेषु राममन्त्रेषु मन्त्रराजः षडक्षरः । 

एकधा द्विविधा त्रेधा चतुर्धा पञ्चधा तथा ॥॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 577 


षट्सप्तधाऽष्टधा चैव बहुधाऽयं व्यवस्थितः । 
षडक्षरस्य माहात्म्यं शिवो जानाति तत्त्वतः ॥2॥ 
सनकादि FR ने हनुमान से पूछा--'श्रीराममनत्र का अर्थ हमें बताइए ।' तब हनुमान बोले 
सभी राममन्त्रों में मन्त्रराज तो राम षडक्षर मन्त्र ही है । वही मन्त्र सार आदि बीजों से युक्त होकर एक, 
दो, तीन, चार, पाँच, छ: और सात आदि अनेक प्रकार का होता है। उस षडक्षर राममन्र का सही 
माहात्म्य तात्त्विक रूप से एक शिव ही जानते हैं । 
श्रीराममन्त्रराजस्य सम्यगर्थोऽयमुच्यते । 
नारायणाष्टाक्षरे च शिवपञ्चाक्षरे तथा ॥3॥ 
सार्थकार्णद्वयं रामो रमन्ते यत्र योगिनः । 
रकारो वह्लिवचनः प्रकाशः पर्यवस्यति ॥4॥ 
अब श्रीराम के षडक्षर मन्त्रराज का अच्छी तरह से (स्पष्ट रूप से) अर्थ कहा जाता है-_नारायण 
के अष्टक्षरमत्र में और शिव के पंचाक्षर मन्त्र में “राम' नाम के ये दो वर्ण सार्थक होते हैं | इस षडक्षर 
राममनत्रराज में देवता लोग रमण करते हैं | राम शब्द का ' कार व्यंजन वहि का वाचक है और उससे 
प्रकाश का ही अर्थ पर्यवसित (निश्चित) होता है। 
सच्चिदानन्दरूपोऽस्य्र परमात्मार्थ उच्यते । 
व्यञ्जनं निष्कलं ब्रह्म प्राणो मायेति च स्वरः ॥5॥ 
व्यञ्जनैः स्वरसंयोगं विद्धि तत्प्राणयोजनम्‌। 
रेफे ज्योतिर्मये तस्मात्‌ कृतमाकारयोजनम्‌ ॥6॥ 
मकारोऽभ्युदयार्थत्वात्‌ स मायेति च कीर्त्यते । 
सोऽयं बीजं स्वकं यस्मात्समायं ब्रह्म चोच्यते ॥7॥ 
सबिन्दुः सोऽपि पुरुषः शिवसूर्येन्दुरूपवान्‌ । 
ज्योतिस्तस्य शिखारूपं नादः प्रकृतिर्मतः ॥8॥ 
इस प्रकाशरूप व्यंजन का अर्थ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा ही होता है । 'र' का व्यंजन भाग तो 
निष्कल ब्रह्मरूप ही है, और उसमें स्थित स्वरांश 'अ' का अर्थ प्राण होता है । इसी तरह व्यंजनों से 
स्वरों का संयोग होता है, ऐसा जानो । (अर्थात्‌ चैतन्य से प्राण का संयोग होता है, ऐसा जानना 
चाहिए) | इसीलिए ज्योतिर्मय रेफ (रकार) में आकार का योजन किया गया है। इसी तरह ०3 राम! 
होता है, उस पर “म्‌ = बिन्दु” लगाकर 'रां' कर दिया जाता है क्योंकि बिन्दु का अर्थ अभ्युदय' होता 
है और वही माया कहलाता है । यही रां षढक्षरमन्र का बीज है और पूर्वोक्त रीति से इसका अर्थ माया- 
सहित ब्रह्म किया जा सकता है । जो बिन्दु (मन) के साथ रहता है वह “सबिन्दु' जीव भी तो शिव ओर 
सूर्यचन्द्र जैसे रूपवाला है। (क्योंकि समष्टि बिन्दु के अधिकरण शिव-सूर्य-चनद्र हैं) । 
प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ समायाद्‌ ब्रह्मणः स्मृतौ । 
बिन्डुनादात्मकं बीजं वह्विसोमकलात्मकम्‌ ॥9॥ 
अग्नीषोमात्मकं रूपं रामबीजे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथैव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान्‌ द्रुमः ॥॥ 0॥ 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌। 
बीजोक्तमुभयार्थत्वं रामनामनि दृश्यते ॥। ।॥ 


37 उ०द्वि० 


578 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बीजं मायाविनिर्मुक्तं परं ब्रह्मेति कीर्त्यते । 
मुक्तिदं साधकानां च मकारो मुक्तिदो मतः ॥। 2॥ 
ये जो प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व कहलाते हैं, वे मायासहित एक ब्रह्म में ही कल्पित किए गए 

हैं । जो बिनदुनादात्मक बीज है, अग्नि और सोम की कला से युक्त (तद्रूप) है र राम के बीज में बह 
अग्नि और सोम का रूप उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार वटवृक्ष के बीज में प्राकृत रूप में बड़ा 
वटवृक्ष निहित होता है । इसी प्रकार यह स्थावर-जंगम जगत्‌ भी इस रामबीज में समाया हुआ है । इस 
बीज से कहा गया उभयार्थत्व अर्थात्‌ उपाधियोग से सविशेषत्व और वस्तुतः निर्विशेषत्व--ये दोनों 
अर्थ 'राम' नाम में दिखाई देते हैं । यह बीज माया से विनिर्मुक्त होने पर तो परब्रह्म ही शेष रहता है। 
वही पहल साधकों को मुक्ति देने वाला है । अब राम शब्द का दूसरा अक्षर जो 'म' है वह मुक्ति देने 
वाला है । 

मारूपत्वादतो रामो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः । 

आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वंपदार्थवान्‌ ॥। 3॥ 

तयोः संयोजनमसीत्यर्थे तत्त्वविदो विदुः । 

नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो रामस्तत्पदमुच्यते ॥॥ 4॥ 

असीत्यर्थे चतुर्थी स्यादेवं मन्त्रेषु योजयेत्‌ । 

तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु केवलं मुक्तिदं यतः ॥] 5॥ 

इस तरह राम शब्द में “मा” रूप (म और आ दोनों होने से) कामी-अकामी दोनों के लिए वह 

मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाला है राम शब्द का पहला अक्षर जो 'रा' है, वह तत्पदार्थ का वाचक 
है, और जो “म' है, वह त्वं पदार्थ का वाचक है। और उन दोनों का संयोजन 'असि' शब्द से होता 
है--इस प्रकार यह 'तत््वमसि' महावाक्य बनता है, ऐसा तत्त्वज्ञानी लोग कहते हैं । 'रां रामाय नमः” 
इस षडक्षर मन्त्र में भी नमः” शब्द को त्वं पदवाची जानना चाहिए, राम को “तत्पद' मानना चाहिए 
और राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति को 'असि' का वाचक मानकर इसके साथ जोड़ देना चाहिए । क्योंकि 
'तत््मसि' यह महावाक्य ही केवल मुक्ति देने वाला है। 


भुक्तिमुक्तिप्रदं चैतत्तस्मादप्यतिरिच्यते । 
मनुष्वेतेषु सर्वेषामधिकारोऽस्ति देहिनाम्‌ ॥। 6॥ 
मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
प्रणवत्वात्‌ सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः ॥ 
राममन्त्रार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न संशयः ॥।7॥ 


यह षडक्षर राममन्त्र मुक्ति और भुक्ति दोनों को देने वाला है। इसलिए वह सभी मन्रो से श्रेष्ठ 
माना जाता है। इन राममन्नों में सभी देहधारियों का, मुमुक्षुओं का, विरक्तों का और सभी आश्रमं में 
रहने वालों का अधिकार है। फिर भी यतियों के लिए विशेष करके प्रणवरूप से ही इसका ग्रहण 
क ह । इस तरह से राममन्त्र के अर्थ को जानने वाला जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 


य इमामुपनिषदमधीते सोऽग्निपूतो भवति। स॒ वायुपूतो भवति। 
सुरापानात्‌ पूतो भवति । स्वर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति । ब्रह्महत्यायाः पूतो 
भवति । स राममन्त्राणां कृतपुरश्चरणो रामचन्द्रो भवति ॥ 8॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] रामरहस्योपनिषत्‌ (55) 


जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ को पढ़ता है, वह अग्नि असा पवित्र हो जाता है । वह वायु जैसा निर्मल 
हा जाता हैं । वह मद्यपान की मलिनता से छटकर 


र पवित्र हो जाता है । वह सुवर्ण-चोरी के पाप से मुक्त 
होकर पवित्र हो जाता हैं। वह ब्रह्महत्या के पाप से उत होकर पवित्र हो जाता है । राममन्त्र का पुरश्चरण 
करने वाला वह स्वयं रामचन्द्र ही हो जाता है। 


579 


तदेतदृचाऽभ्युक्तम्‌- 

सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणो नूनं राम इव न संशयः ॥ 
3» सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ 9॥ 


इति रामरहस्योपनिषत्समाप्ता । 
+ 


यहीँ बात एक ऋचा में भी कही गई है-जो लोग तात्त्विक रूप से 'मैं सदा राम 
कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं वे राम ही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं 
तारकमन्त्र हैं । इस तरह यह उपनिषत्‌ पूरी हुई । 


--ऐसा 
सत्यम्‌--श्रीराम सदा सत्य 


® 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः..........देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


Eo 


